निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 919) पटना, वृहस्पतिवार , 11 अक्तूबर 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

4 अक्तूबर 2018 
सं० 21 / त . क . च. आ .- 03 / 2014, सा . प्र. - 13247 - "बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम , 2014 " 
( समय- समय पर यथा संशोधित ) की धारा-14 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 
राज्यपाल "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली , 2015 " में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं : 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ । 

यह नियमावली "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन ) नियमावली, 2018 " कही 
जा सकेगी । 

इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत होगी । 

2. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015 के शीर्षक, नियम - 1 के उप नियम - (1 ), 
नियम -2 ( ख ), नियम- 2( ग), नियम -2 ( घ), नियम -2 ( ड ) एवं नियम -10 के उप नियम -(4), में संशोधन । 

उक्त नियमावली, 2015 के शीर्षक , नियम-1 के उप नियम-(1), नियम-2( ख ), नियम -2(ग), नियम-2 ( घ), 
नियम - 2( ङ ) एवं नियम- 10 के उप नियम -( 4 ) में प्रयुक्त शब्द " कर्मचारी " तथा " चयन "- शब्द " सेवा " द्वारा प्रतिस्थापित 
किए जाएंगे । 

3. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015 के नियम -6 के उप नियम -( 1 ) 
में संशोधन । 
उक्त नियमावली , 2015 के नियम -6 के उप नियम- 1 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक " रु0 4800 / - ( चार हजार आठ सौ ) 
ग्रेड पे अथवा समय- समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले " विलोपित किए जाएंगे । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

हिमांशु कुमार राय, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अक्तूबर 2018 


4 अक्तूबर 2018 
सं० 21 / त. क . च. आ .- 03 / 2014, सा . प्र .. 13248 सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 
13247 दिनांक 04. 10. 2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ 


समझा जायेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हिमांशु कुमार राय , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


wers 


The 4th October 2018 
No.-21/ B. T .S. S. C - 03 / 2014 Ka- 13247 _ In exercise of the powers conferred by 
Section-14 ( 1 ) of " Bihar Technical Service Commission Act , 2014 " the Governor of Bihar is 
pleased to make the following Rules to amend the " Bihar Technical Staff Selection Commission 
Rules , 2015 " 

1 . Short title , extent and commencement. 
( 1 ) These Rules may be called " The Bihar Technical Staff Selection Commission 

(Amendement ) Rules, 2018 ." 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3 ) It shall come into force at once. 

2 . Amendment inthe Heading, Sub rule- 1 of Rule- 1, Rule- 2 ( b ), Rule - 2( c), Rule- 2( d ), 
Rule- 2( e) and Sub rule- 4 of Rule- 10 of Bihar Technical Staff Selection Commission Rules, 2015 
| - The words " Staff " and " Selection " used in " Bihar Technical Staff Selection Commission " 

mentioned in the Heading , Sub rule- 1 of Rule- 1, Rule- 2 ( b ), Rule- 2 (c ), Rule- 2 ( d ), Rule- 2( e) and Sub 
rule - 4 of Rule - 10 of the said Rules , 2015 , shall be substituted by the word " Service " 

3 . Amendment in sub rule -( 1 ) of Rule -6 of The Bihar Technical Staff Selection 
Commission Rules, 2015 I- the word and figures " Grade Pay below Rs. 4800/-(four thousand 
eight hundred ) or equivalent as revised Grade Pay fromtime to time " used in Sub rule- (1 ) of 
Rule -6 of the said Rules, 2015 shall be deleted . 


By order of the Governor of Bihar , 

HIMANSHU KUMAR RAI, 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 919-57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


